HD. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 36 राँची, शुक्रवार 

7 फरवरी , 2014 ( ई० ) 
खान एवं भूतत्व विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

5 फरवरी, 2014 
संख्या- ख०नि० (विविध)- 143/2006 ( खंड) - 137 -एम० - खान और खनिज 
(विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 की धारा - 26 ( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल वृहत खनिज के अविक्षी अनुज्ञप्ति / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/ खनन पट्टा/ 
नवीकरण एवं अन्य सम्बद्ध मामलों पर खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम-5/12/26 के 
अंतर्गत सुनवाई हेतु निम्नलिखित रूप से समिति का गठन करते हैं 


झारखंड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 7 फरवरी 2014 


- 


अध्यक्ष 


सदस्य 


i) सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग 
ii) सचिव, विधि (न्याय) विभाग, झारखंड के प्रतिनिधि 
iii ) निदेशक , खान 
iv ) निदेशक , भूतत्व 
v) निदेशक , उद्योग, उद्योग विभाग के प्रतिनिधि 


E 


सदस्य 


< 


सदस्य 


< 


सदस्य 


2. उपरोक्त समिति भारतीय खान व्यूरों एवं भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण के स्थानीय 
पदाधिकारियों को भी सहयोग हेतु आमंत्रित कर सकेगी । 


3. समिति नियमों के आलोक में न्यूनतम 15 दिनों की नोटिस देकर सुनवाई कर सकेगी एवं 
अपनी अनुशंसा सरकार के समक्ष रखेगी । 


4. 


इस विषय में पूर्व में निर्गत समस्त आदेश इत्यादि इस अंश तक संशोधित समझे जायेगें । 


5. 


यह आदेश झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मनोज जायसवाल , 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 36 - 501 


